HATRA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 आषाढ़ , 1940 ( श० ) 


संख्या- 629 


राँची, शुक्रवार 


29 जून, 2018 ( ई० ) 


राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड 


आदेश 
12 जून 2018 


संख्या - 03नि0पं0 – 22 / 2016 रा0नि0आ0 1046 .. यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है 
कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन , 2015 के लिए जो स्तम्भ 
( 3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी 
झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क क सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ; 

और यतः उक्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई 
कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो ) विचार करने के 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 29 जून , 2018 
पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या 
न्यायौचित्य कारण नहीं है ; 

अतः इस संबंध में उपायुक्त , गढ़वा के प्रतिवेदन / अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की 
समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड 
पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65 क क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में 
विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों / स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए 
चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया 
जाता है । 


| क्रमांक | जिला 


निर्वाचन क्षेत्र । 


नाम एवं पता 


कारण 


1 


2 


| 


गढवा । 


I गढ़वा -( 01 ) 


गीता देवी, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


I गढ़वा -(01 ) 


ग्राम - चन्दनी, प्रखण्ड - खरौंधी 
| सीमा देवी , 
ग्राम - राजी, प्रखण्ड - खरौंधी 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
में असफल रहे । 


I गढ़वा -( 02 ) 


प्रदीप साव, 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


ग्राम –बासडीह खूर्द, प्रखण्ड- केतार 


I गढ़वा -(02 ) 


ब्रहमदेव यादव , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
में असफल रहे । 


ग्राम - चेचरीया , प्रखण्ड- केतार 


I गढ़वा -(03 ) 


| कबुतरी कुंअर , 
ग्राम - मकरी, प्रखण्ड – भवनाथपुर 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


I गढ़वा - (03 ) 


| माला देवी , 
ग्राम - रोहनीयाँ, प्रखण्ड - भवनाथपुर 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
में असफल रहे । 


I गढ़वा - (03 ) 


रानी स्मिता, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
| में असफल रहे । 


ग्राम - भवनाथपुर,प्रखण्ड - भवनाथपुर 


8 


I गढ़वा -( 05 ) 


अनुप कुमार राम, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


ग्राम - सेमौरा, प्रखण्ड - काण्डी 


I गढ़वा -( 05) 


अरूण रजक, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
में असफल रहे । 


ग्राम - सोहगाड़ा, प्रखण्ड - काण्डी 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 29 जून , 2018 


I गढ़वा -(07 ) 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
में असफल रहे । 


I गढ़वा -(07 ) 


विनु देवी , 
ग्राम - मोरबे , प्रखण्ड– मझिआँव 
| सविता देवी, 
ग्राम – करूई, प्रखण्ड– मझिआँव 
बिंदा देवी, 
ग्राम -भोजपुर, प्रखण्ड -नगर उंटारी 


- निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


I गढ़वा - ( 10 ) 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
में असफल रहे । 


I गढ़वा -(11) 


उपेन्द्र यादव , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


ग्राम - कटहरकलां, प्रखण्ड - सगमा 


I गढ़वा - (11) 


सुभद्रा देवी, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
में असफल रहे । 


ग्राम - पुतुर, प्रखण्ड - सगमा 


I गढ़वा -(16) 


| शारदा देवी , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


ग्राम- पतहरीया , प्रखण्ड -मेराल 
सावित्री देवी, 


I गढ़वा - (16) 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


ग्राम - सोहबरिया, प्रखण्ड – मेराल 


I गढ़वा - (17 ) 


अरूण कुमार पाण्डेय , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


ग्राम - कल्याणपुर, प्रखण्ड- गढ़वा 


18 


I गढ़वा - ( 17 ) 


आनन्द कुमार तिवारी, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
में असफल रहे । 


ग्राम - विशुनपुर, प्रखण्ड - गढ़वा 


I गढ़वा -(18) 


| मिथलेश पासवान, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
में असफल रहे । 


ग्राम - मेढ़ना खुर्द, प्रखण्ड - गढ़वा 


I गढ़वा - ( 18 ) 


मुंग बिहारी राम, 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


ग्राम - खूरा, प्रखण्ड - गढ़वा 


I गढ़वा - (19 ) 


| उमेश त्रिपाठी, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
में असफल रहे । 


ग्राम - बेलहारा, प्रखण्ड - गढ़वा 


I गढ़वा - (19) 


ब्रजेश कुमार, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


ग्राम – करूआ खुर्द, प्रखण्ड - गढ़वा 


I गढ़वा -( 19) 


विनोद तिवारी, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


ग्राम – करूआकला, प्रखण्ड - गढ़वा 


समयमा 
काम 
समय 
में 
कम 
से 
कम 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 29 जून , 2018 
I गढ़वा -( 21) अनिरूद्ध सिंह , 

| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
ग्राम - तमगेकला, प्रखण्ड -रंका में असफल रहे । 
I गढ़वा -( 21 ) | आयशा खातन , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
ग्राम - रंकाकला, प्रखण्ड -रंका 

में असफल रहे । 
I गढ़वा -(21) जनेश्वर प्रसाद , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
ग्राम – तमगेकला, प्रखण्ड - रंका 

में असफल रहे । 
I गढ़वा -(21) | देवेन्द्र तिवारी, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
ग्राम - खूरा, प्रखण्ड -रंका 

में असफल रहे । 
I गढ़वा - ( 21 ) | पिताम्बरी कुमारी, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
ग्राम - पुरेगाड़ा, प्रखण्ड -रंका 

में असफल रहे । 
I गढ़वा -(21) विमली देवी, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
ग्राम - गासेदाग , प्रखण्ड - रंका 

में असफल रहे । 
I गढ़वा -(21) सुरेन्द्र राम , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
ग्राम - तमगेकला, प्रखण्ड - रंका 

में असफल रहे । 
I गढ़वा - (24 ) मानिक चन्द्र कोरवा, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
ग्राम –लिधकी नगनाहा, प्रखण्ड – भण्डरिया में असफल रहे । 
I गढ़वा -(24) | विनय सिंह, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
ग्राम - नौका, प्रखण्ड – भण्डरिया में असफल रहे । 
I गढ़वा - (25 ) जय प्रकाश मिंज, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
ग्राम – गोठानी, प्रखण्ड - बड़गड़ 

में असफल रहे । 
I गढ़वा –( 25 ) बिहारी यादव, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
ग्राम - परसवार, प्रखण्ड - बड़गड़ 

में असफल रहे । 
I गढ़वा - ( 01 ) कविता देवी , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
ग्राम - चन्दनी , प्रखण्ड - खरौंधी 

में असफल रहे । 
I गढ़वा -(05 ) सत्येन्द्र राम, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
ग्राम – बेलहथ, प्रखण्ड - काण्डी 

में असफल रहे । 
I गढ़वा - (06 ) आमीर रजा, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
ग्राम - आदर, प्रखण्ड – बरडीहा 

में असफल रहे । 
I गढ़वा - ( 07 ) माया गुप्ता, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
ग्राम - खरसोता, प्रखण्ड – मझिआँव में असफल रहे । 
I गढ़वा - ( 08 ) सलमा बीबी, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
ग्राम - पतिहारी, प्रखण्ड –विशुनपुरा में असफल रहे । 
I गढ़वा -(08 ) लालती देवी, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
ग्राम - विशुनपुरा, प्रखण्ड -विशुनपुरा में असफल रहे । 
I गढ़वा -(15 ) | अशोक कुमार, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
ग्राम – मेराल, प्रखण्ड - मेराल 

में असफल रहे । 
I गढ़वा - (16) ललिता देवी, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
ग्राम - सोहबरिया, प्रखण्ड - मेराल में असफल रहे । 
I गढ़वा - (19) तारा खातून , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
ग्राम - लापो, प्रखण्ड - गढ़वा 

में असफल रहे । 


I गढ़वा - ( 21 ) 


सजय राम, 
ग्राम -रंकाखूर्द, प्रखण्ड - रंका 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


| 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 29 जून , 2018 


I गढ़वा -( 07) 


I गढ़वा - ( 05 ) 


| रानी देवी , 
ग्राम – करूई, प्रखण्ड - मझिआँव 
मीरा देवी , 
ग्राम -पतिला, प्रखण्ड - काण्डी 
नागदेव राम 
ग्राम - मोखापी, प्रखण्ड - काण्डी 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
| में असफल रहे । 
निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 
निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
में असफल रहे । 


I गढ़वा -( 05 ) 


I गढ़वा - (13) 


I गढ़वा - (21) 


I गढ़वा- (21 ) 


| कौशल्या देवी , 
| ग्राम - जरही प्रखण्ड - डंडई 
मोहम्मद अंसारी, 
ग्राम - रंका कला, प्रखण्ड - रंका 
दिलीप कुमार सिंह , 
ग्राम - रंका कला, प्रखण्ड - रंका 
रेणु देवी, 
ग्राम - हुरदाग, प्रखण्ड -रंका 
| राम वृक्ष सिंह, 
ग्राम - बघवार, प्रखण्ड – भण्डरिया 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 
| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 
निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 
निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
में असफल रहे । 
निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


I गढ़वा - ( 22 ) 


I गढ़वा -(24 ) 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से, 


ह० /-( अस्पष्ट), 
उप निर्वाचन आयुक्त , 
राज्य निर्वाचन आयोग , 
झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 629 - - 50 


